रजिस्ट्री सं० डी०एल० -33004/ 96 


. 


. 


REGD. NO. D.L.-33004/96 


.. 


. 


. 


. 


:A 


५ 


.. 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खंड ( i ) 
PART II -- Section 3 _ Sub-section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - 


- - 


- 


- 


सं० 404 ] 
No. 404 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 3, 1996 / अग्रहायण 12 , 1918 
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 3, 1996 / AGRAHAYANA 12 , 1918 


- 


रसायन एवं पेट्रो रसायन मंत्रालय 


( रसायन तथा पेदो रसायन विभाग ) 
कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल 

___ अधिसूचना 

भोपाल, 2 दिसम्बर, 1996 . 
सा . का . नि . 548 ( अ ). -- भोपाल गैस विभीषिका ( दावा रजिस्ट्रीकरण और कार्यवाही ) स्कीम , 1985 की धारा - 4 के अनुसरण में , कल्याण 
आयुक्त, एतद्द्वारा, उन सभी व्यक्तियों से जो कि 2 व 3 दिसम्बर, 1984 मध्य रात्रि की घटना - जिसमें कि भोपाल कारखाना ( जो संयुक्त राज्य अमेरिका 
की यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन का संयंत्र है ) से अत्यधिक अनिष्टकारी व अत्यंत खतरनाक गैस रिसन से प्रभावित हुए थे, दावे हेतु आवेदन आमंत्रित किये 
जाते हैं । 

दावों का आवेदन, स्कीम में अनुलग्न, यथास्थिति प्ररूप संख्या 1 में या प्ररूप संख्या 2 या प्ररूप संख्या 3 या प्ररूप संख्या 4 या प्ररूप संख्या 5 में , 
इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि दिनांक 10 दिसम्बर, 1996 से साठ दिन की अवधि के भीतर किसी भी संबंधित उपायुक्त को संलग्न सूची के अनुसार 
दावा न्यायालय भवन में किया जा सकता है । आवेदन पत्र, संबंधित उपायुक्त के दावा न्यायालय भवन से कार्यालय दिवस में सुबह 10. 30 बजे से शाम 5. 30 
बजे तक प्राप्त किये जा सकेंगे । 

भोपाल गैस विभीषिका दावा कार्यवाही अधिनियम, 1985 ( 1985 का संख्यांक 21 ) में ; 
दावा से अभिप्रेत है , 
( 1 ) प्रतिकर या नुकसानी के लिए विभीषिका से उद्भूत होने वाला या उससे संबंधित कोई ऐसा दावा जो जीवन - हानि या वैयक्तिक क्षति के 

__ लिए है, जो हुई है या जिसके होने की संभावना है ; 
( 2 ) विभीषिका से उद्भूत होने वाला या उससे संबंधित कोई ऐसा दावा, जो संपत्ति के किसी ऐसे नुकसान के लिए है, जो हुआ है या जिसके 

होने की संभावना है । 
( 3 ) ऐसे व्ययों के लिए दावा जो विभीषिका को नियंत्रण में रखने के लिए या विभीषिका के प्रभावों को कम करने या उसके साथ अन्यथानिपटने 

के लिए उपगत किया गया है या उपगत किये जाने के लिए अपेक्षित है ; 
( 4 ) विभीषिका से उद्भूत होने वाला या उससे संबंधित कोई अन्य दावा ( जिसके अन्तर्गत कारबार या नियोजन की हानि के रूप में भी कोई 

दावा है ) ; 
2991GL / 96 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART [[ _ SEC . 3 (i)] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक के पूर्व, अपने दावों हेतु आवेदन दावा संचालनालय मध्य प्रदेश शासन, भोपाल को 
पहले ही कर दिया है उन्हें पुनः दावे के लिए आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है । 
भोपाल : 
दिनांक : 2 दिसम्बर, 1996 

डी . एस. जैन, रजिस्ट्रार, 
कार्यालय कल्याण आयुक्त, 

भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल 
[ फा. सं. 11 / 96 / डब्ल्यू सी / अधि. ] 

पी. सी . रावल, संयुक्त सचिव 
दावा अदालतों का विवरण जहां पर विभिन्न वाडी ( दिसम्बर - 84 की स्थिति अनुसार ) के दावे प्रस्तुत किये जा सकते हैं । . 
क्र . वार्ड क्रमांक एवं वार्ड का विवरण क्लेम कोर्ट का वार्ड क्रमांक एवं विवरण जहां वार्ड का लोकेशन 

दावेदार द्वारा दाया प्रस्तुत किया जा सकता है 
1 2 
1. 01 गांधी नगर 01 गांधी नगर 

बैरागढ़ पुलिस चौकी के पास 
02 सी . टी . ओ. 01 गांधी नगर 

बैरागढ़ पुलिस चौकी के पास 
2. 03 नेहरू पार्क 03 नेहरू पार्क 

वन ट्री हिल्स के पास 
04 वन ट्री हिल्स 03 नेहरू पार्क 

वन ट्री हिल्स के पास 
3. 05 गुफा मन्दिर 16 जैन मन्दिर 

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय 
16 जैन मन्दिर 16 जैन मन्दिर 

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय 
4. 06 नूर महल 06 नूर महल 

ताजमहल के पास 
07 मालीपुरा 06 नूर महल 

ताजमहल के पास 
5. 08 बाग मुंशी हुसैन खाँ 08 बाग मुंशी हुसैन खाँ 

रामनगर जिला न्याया. के पास 
09 शर्मा कालोनी 08 बाग मुंशी हुसैन खाँ 

रामनगर जिला न्याया. के पास 
15 जवाहर चौक 08 बाग मुंशी हुसैन खाँ 

रामनगर जिला न्याया. के पास 
6. 10 पी. जी . बी . टी . 10 पी . जी . बी. टी . 

पी. जी . बी . टी . कॉलेज परिसर 
7. 11 टीला जमालपुरा अपील न्यायालय तृतीय 

पुतलीघर, वार्ड 12 के समीप 
12 शाहजहाँनाबाद अपील न्यायालय तृतीय 

पुतलीघर, वार्ड 12 के समीप 
8. 13 वर्गीकृत बाजार 14 इब्राहीम गंज 

देवली बाग 
14 इब्राहीम गंज 14 इब्राहीम गंज 

देवली बाग 
9. 17 लखेरापुरा 18 लखेरापुरा 

गिन्नोरी 
18 लखेरापुरा 18 लखेरापुरा 

गिन्नोरी 
24 मोती मस्जिद 18 लखेरापुरा 

गिन्नोरी 
10 . 19 मंगलवारा 

19 मंगलवारा 
20 बस स्टेण्ड 19 मंगलवारा 

पटेल नगर 
11 . 21 मौलाना आजाद 27 मौलाना आजाद 

बरकत उल्ला भवन के पास । 
22 इस्लामपुरा 21 मौलाना आजाद 

बरकत उल्ला भवन के पास 
12 . 23 भोईपुरा 25 कमला पार्क 

गिन्नोरी 
25 कमला पार्क 25 कमला पार्क 

गिन्नोरी 
13. 27 रंगमहल 28 विधान सभा 

सी . आई. कालोनी 
28 विधान सभा 28 विधान सभा 

सी. आई. कालोनी 
14. 26 रविन्द्र भवन 29 मालवीय नगर 

बाणगंगा 
29 मालवीय नगर 29 मालवीय नगर 

बाणगंगा 
15 . 30 प्रकाश तरण पुष्कर 30 प्रकाश तरण पुष्कर 

जे. पी. अस्पातल के पास 
37 चार इमली 30 प्रकाश तरण पुष्कर 

जे. पी . अस्पातल के पास 


पटेल नगर 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


w 


.- 


.. - 


- .. 


- . 


12 


16. 31 टी . टी . नगर 33 कोटरा सुल्तानाबाद 

शास. आवास के पास 
32 शास्त्री नगर ३३ कोटरा सुल्तानाबाद 

शास . आवास के पास 
33 कोटरा सुल्तानाबाद 33 कोटरा सुल्तानाबाद 

शास . आवास के पास 
34 पंचशील नगर 35 शाहपुरा 

शाहपुरा " सी " सेक्टर 
35 शाहपुरा 35 शाहपुरा 

शाहपुरा " सी सेक्टर 
36 अरेरा कालोनी 35 शाहपुरा 

शाहपुरा " सी सेक्टर 
18. 38 मैदामिल 38 मैदामिल 

अशोका गार्डन 
39 आचार्य नरेन्द्रदेव नगर 38 मैदामिल 

अशोका गार्डन 
19. 40 ऐशबाग स्टेडियम 40 ऐशबाग स्टेडियम 

पुष्पा नगर 
20 . 41 जिन्सी रोड 42 जहांगीराबाद 

पुराना यूनानी शफाखाना 
42 जहांगीराबाद 42 अहाँगीराबाद 

पुराना यूनानी शफाखाना 
21. 43 रशीदिया स्कूल 43 रशीदिया स्कूल 

रशीदिया स्कूल परिसर 
44 बरखेड़ी 43 रशीदिया स्कूल 

रशीदिया स्कूल परिसर 
45 चांदबड 46 कपड़ा मिल 

विजय नगर 
46 कपड़ा मिल 46 कपड़ा मिल 

विजय नगर 
23. 47 नरेला शंकरी 47 नरेला शंकरी 

राजेन्द्र नगर 
48 सोनागिरी 48 सोनागिरी 

आनंद नगर 
25. 49 बरखेड़ा पठानी 51 पिपलानी 

बाईपास रोड 
50 बरखेड़ा लेबर कालोनी 51 पिपलानी 

बाईपास रोड 
26. 51 पिपलानी 52 पिपलानी लेबर कालोनी 

बाईपास रोड 
52 पिपलानी लेबर कालोनी 52 पिपलानी लेबर कालोनी 

बाईपास रोड 
27 . 53 गोविन्दपुरा 54 अन्ना नगर 

आई. टी . आई. परिसर 
54 अन्ना नगर 54 अन्ना नगर 

आई. टी . आई. परिसर 
28. 55 शक्ति नगर 55 शक्ति नगर 

होशंगाबाद रोड 
56 कलिया सोत 55 शक्ति नगर 

होशंगाबाद रोड 
MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 

(Deptt. of Chemicals & Petrochemicals ) 
OFFICE OF THE WELFARE COMMISSIONER , BHOPAL GAS VICTIMS, BHOPAL 


NOTIFICATION 

Bhopal, the 2nd December, 1996 
G . S . R . 548 ( E ). In pursuance ofparagraph 4 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Registration and Processing of Claims) 
Scheme, 1985 , the Commissioner hereby invites applications for claims from those affected by the Bhopal Gas Leak Disaster, 
which occurred in the night intervening between 2nd and 3rd of December, 1984 - involving a release of highly noxious and 
abnormally dangerous gas from a plant in Bhopal (being a plant of the Union Carbide Corporation , USA ). The appplication for 
claimsmay bemade on prescribed form within a period of 60 days commencing from 10th December, 1996 on any working day 
between 10 . 30 A .M . to 5 .30 P .M . to the Deputy Commissioner concerned in the Claim Court Buildings as per list enclosed : The 
applications for claims may be madein Form No . 1 or, asthe case may be, Form No. 2 or Form No . 3 or Form No. 4or Form No . 
5 appended to the Scheme. The application forms can be obtained from the Claim Court Buildings of the concerning Deputy 
Commissioners . 
Claim has been defined in the Bhopal Gas Leak Disaster ( Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985 ) as :-- 

a claim , arising out of, or connected with , the disaster, for compensation or damages for any loss of life or 
personal injury which has been, or is likely to be, suffered ; 
a claim , arising out of, or connected with , the disaster , for any damage to property which has been , or is likoly to 

be , sustained ; 
- ( iii ) a claim for expenses incurred or required to be incurred for containing the disaster or mitigating or otherwise 

coping with the effects of the disaster ; 


(i) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part II- SEC 3 (1)] 


( iv ) any other claim (including any claim by way of loss of business or employment) arising out of, or connected with 

the disaster. 
Those who have already made their applications for claimsto the Directorate of Claims,Government of Madhya Pradesh , 
Bhopal before the date of this notification need not make fresh applications for claims. 
Bhopal : 
Dated : 2nd December , 1996 

D .S . JAIN , Registrar, 
Office of the Commissioner for the Welfare of the Victims of the 

Bhopal Gas Leak Disaster, BHOPAL . 

[ File No. 11/ 96 /WC /Not.] 

P . C . RAWAL , Jt. Secy . 
Details of the Claim Courts where claims of different wards (as on December, 1984) can be presented . 
Sl. No. and discription of the ward No. and discription of thc Claim Court Location of the Claiin Court Building 
No. 

Building where clajins can be presented 

by the claimants of the wards 
01 GandhiNagar 01 Gandhi Nagar 

Near Police Chouki. 
02 C . T . O . 01 Gandhi Nagar 

Near Police Chouki 
03 Nehru Park 03 Nehru Park 

Near Van Tree Hills 
04 Van Tree Hills 03 Nehru Park 

Near Van Tree Hills 
05 Gufa Mandir 16 Jain Mandir 

Gandhi Medical College 
16 Jain Mandir 16 Jain Mandir 

Gandhi Medical College 
06 Noor Mahal 06 Noor Mahal 

Near Taj Mahal 
07 Malipura 06 Noor Mahal 

Near TajMahal 
08 Bag Munshi Hussain Khan 08 Bag Munshi Hussain Khan 

Rai Nagar, Near Distt . Court. 
09 Sharma Colony 

08 Bag Munshi Hussain Khan . Ram Nagar, Ncar Distt. Court . 
15 Jawahar Chouk 

08 Bag Munshi Ilussain Khan Ram Nagar , Near Distt. Court . 
10 P . G . B . T . 10 P .G . B . T . 

P .G . B . T . College Premises. 
11 Teela Jamalpura 

12 Addl, Commissioner s IIird Court. Putlighar. 
12 Shahjahanabad 

12 Addl. Commissioner s lUrd Court . Putlighar. 
13 Categorised Market 14 Ibrahim Ganj 

Devli Bag . 
14 Ibrahimganj 14 Ibrahim Ganj 

Devli Bag . 
17 Lakherapura 18 Lakherapura 

Ginnori 
18 Marwari Road 18 Lakherapura 

Ginnori 
24 Moti Masjid 18 Lakherapura 

Ginnori 
19 Mangalwara 19 Mangalwara 

Patel Nagar 
20 Bus Stand 19 Mangalwara 

Patel Nagar 
21 Maulana Azad 21 Maulana Azad 

Near Barkatullah Bhawan 
22 Islampura 21 Maulana Azad 

Near Barkatullah Bhawan 
23 Biopura 25 Kamla Park 

Ginnori 
25 Kamla Park 25 Kainla Park 

Ginnori 
27 Rang Mahal 28 Vidhan Sabha 

C .1. Colony 
28 Vidhan Sabha 28 Vidhan Sabha 

C .1. Colony 
26 Ravindra Bhawan 29 Malviya Nagar 

Banganga 
29 Malviya Nagar 29 Malviya Nagar 

Banganga 
30 Prakash Taran Pushkar. 30 Prakash Taran Pushkar 

Near J.P . Hospital 
37 Char linli 30 Prakash Taran Pushkar 

Near J. P . Hospital 
31 T . T. Nagar 33 Kotra -Sultanabad 

Near Govt. Quarters. 
32 Shastry Nagar 33 Kotra - Sultanabad 

Near Govt. Quarters. 
33 Kotra - Sultanabad 33 Kotra - Sultanabad 

Near Govt. Quarters. 
34 Panch Sheel Nagar 35 Shahpura 

Shahpura C -Sector 
35 Shahpura 35 Shahpura 

Shahpura C -Sector 
36 Arera Colony 35 Shahpura 

Shalipura C - Sector 
38 Maida Mill 38 Maida Mill 

Ashoka Garden 
39 Acharya Narendra Dev Nagar 38 Maida Mill 

Ashoka Garden 
19 . 40 Aishbag Stadium 

40 Aishbag Stadium 

Pushpa Nagar 


: \COMMON IGI 


[ YTT II - U 


3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


20 . 


41 Jinsi Road 
42 Jahangirabad 
43 Rashidiya School 
44 Berkhedi 
45 Chandbarh 
46 Kapda Mill 
47 Narela Shankari 
48 Sonagiri 
49 Barkheda Pathani 
50 Barkheda Labour Colony 
51 Piplani 
52 Piplani Labour Colony 
53 Govindapura 
54 Anna Nagar 
55 Shakati Nagar 
56 Kaliya Sot 


42 Jahangirabad 
42 Jahangirabad 
43 Rashidiya School 
43 Rashidiya School 
46 Kapda Mill 
46 Kapda Mill 
47 Narela Shankari . 
48 Sonagiri 
51 Piplani 
51 Piplani i 
52 Piplani Labour Colony 
52 Piplani Labour Colony 
54 Anna Nagar 
54 Anna Nagar 
55 ShakatiNagar 
55 Shakati Nagar 


Purana Unani Shaphakhana 
Purana Unani Shaphakhana 
Rashidiya School Premises. 
Rashidiya School Premises. 
Vijay Nagar 
Vijay Nagar 
Rajendra Nagar 
Anand Nagar 
Bye -pass Road 
Bye -pass Road 
Bye -pass Road . 
Bye - pass Road . 
LT. I, Premises 
I. T .I. Premises 
Hoshangabad Road 
Hoshangabad Road 


هاها 
/a 
وو 


Printed by the Manager, Govt.of India Press , Ring Road Mayupuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications . Delhi-110054 — 1996 


